सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 746 


23 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

14 सितम्बर , 2016 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


संकल्प 
7 सितम्बर , 2016 


संख्या-1/ नि स्था०-002/ 13- 4913-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का 
पर्याप्त कारण है कि श्री अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी जिला अवर निबंधक , पूर्वी सिंहभूम , 
जमशेदपुर ( सम्प्रति निलंबित ) द्वारा उक्त पदस्थापन के दौरान स्व० दीपक कुजूर तदेन अस्थायी 
लिपिक , जिला अवर निबंधन कार्यालय , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ( प्रतिनियुक्त जिला अवर निबंधन 
कार्यालय , राँची ) के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को अनुकम्पा संबंधी विहित प्रपत्र एवं आवश्यक 
कागजात को जिला अनुकम्पा समिति जमशेदपुर को न भेजकर पथ भ्रष्ट करने एवं गुमराह करने के 
उद्देश्य से मुख्यालय भेजने एवं उनके बकाया वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार ससमय कार्रवाई 
नहीं कर मामले को विलम्ब करने के उद्देश्य से लम्बा खींचकर उनके मामले पर टालमटोल कर 
सरकारी सेवा आचार नियमावली का उल्लंघन किया गया है | 

अतएव सरकार द्वारा श्री अशोक कुमार सिन्हा, निलंबित जिला अवर निबंधक के विरूद्ध 
झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 के तहत 
संलग्न प्रपत्र - " क " में वर्णित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार 14 सितम्बर , 2016 
गया है । उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पत्रांक -284 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के आलोक में श्री ऐहतेशामुल हक़ को 
विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । अपर समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को 
उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 746 - 50 | 


